रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004 / 99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 


ALL 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


EXTRAORDINARY 


. 


PLES 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 -- उप - खण्ड (II) 
PART II- - Section 3- Sub -section (lil) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार , जुलाई 3, 2000 / आषाढ़ 12 , 1922 
___ NEW DELHI , MONDAY , JULY 3, 2000/ ASADHA 12 , 1922 


- 


न् 


- 


सं . 29 ] 
No. 291 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


1 


. भारत निर्वाचन आयोग 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 30 जून , 2000 
आ . अ. 50( अ ). - यत :निर्वाचन प्रतीक ( आरक्षण और आबंटन ) आदेश, 1968 ( इसके पश्चात् " प्रतीक आदेश " 
के रूप में सन्दर्भित ) के उपबन्धों के अधीन शिव सेना महाराष्ट्र राज्य और दादरा नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में एक मान्यता प्राप्त 
राण्यीय दल है; और 
2 . यतः , Bधून , 1999 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित निपिन प्रतीक आरक्षण और 
आपटन संशोधन आदेश , 1999 द्वारा उक्त प्रतीक आदेश में आयोग द्वारा किए गए एक 
संशोधन द्वारा राजनैतिक दलों को प्रतीक आदेश के अधीन राज्यीय दल के रूप में मान्यता 
देने के प्रयोजन से उन संघ राज्य क्षेत्रों को जहाँ विधान सभा नहीं है, "राज्य" की 
परिभाषा के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। और 
3• यतः , 1999 के उक्त संशोधन आदेश की एक प्रति परिचालित की गई थी और 
उक्त संशोधन आदेश की विवधा शिव सेना को स्पष्ट कर दी गई थी और इस प्रकार उक्त 
संशोधन आदेश के आशय के सम्बन्ध में दल को आयोग के पत्र सं0 56 / ११ / न्यायिक -111 , 
तारीख 8 जून ,19११ द्वारा नोटिस दे दिया गया था , और 
4. यतः , 1999 के उक्त संशोधन आदेश में , उसके खE 838 में उपबन्ध की व्याप्ति 
के द्वारा उक्त संशोधन आदेश से पूर्व ऐसे किसी संघ राज्य- क्षेत्र में उस प्ल को दी गई 
मान्यता केवल । उवीं लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन सम्पन्न होने तक ही जारी 
रहनी थी और 


1833 GI/2000 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY 


(PART II — Sec . 3( iii)] 


5 . यतः । उनी लोक सभा के लिए साधारण निधन अक्तबर ,1999 में सम्पन्न 
हो गए है। और 

• यतः , 1१११ के उक्त संशोधन आदेश के आगर परें । उवीं लोक सभा के लिए उक्त 
साधारण निर्वाचन के पापात उक्त दल को दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में 
राज्यीय दल के स्य में मान्यता नहीं दी जा सकती , और 
7. यत: आयोग द्वारा 26 मई, 2000 के नोटस संख्या 56 /रिष्यू एस एप एस / . 
2000 - न्यायिक - III Tरा दल को पुनः विधियत सषित किया गया ण कि प्रतीक आदेश 
के संशोधित उपबन्यों को ध्यान में रखते हुए दादरा और नागर हवेली संघ राज्य-क्षेत्र 
में दल को राज्यीय दन के स्प में अब ओर आगे नहीं माना जा सकता . 
8. अत: , , निर्यापन प्रतीक आरक्षण और आवंटना आदेश, 1968 के प्रयोजनों के 
लिए पादरा और नागर हवेली संघ राज्य- क्षेत्र में, यि सेना को अब और आगे मान्यता 
प्राप्त राज्यीय दस के स्प में नहीं माना जास्मा । हालाकि दल , उक्त प्रतीक आदेश 1968 
के पैरा 10 के उपबन्यों के अध्यधीन दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय 
निपिनों के प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र राज्य में इसके लिए आरीक्षा , तीर कमान " 
प्रतीक के प्रयोग करने की सुविधा का हकदार होगा । 


[ सं. 56/ रिव्यू/एस. एच. एस./ 2000/ न्यायिक - III ] 

आदेश से, 
के . जे. राष, सचिव 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 30th June, 2000 


0 . N. 50 ( E ). - Whereas, the Shivsena is a recognised State Party in the State of 
Maharashtra and Union Territory of Dadra & Nagar Haveli, under the provisions of the 
Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 (hereinafter referred to as 
Symbols Order ) ; and 


2. 


WHEREAS, by an amendment made by the Commission to the said 


Symbols Order, vide Election Symbols (Reservation and Allotment) (Amendment ) 


Order , 1999, published in the Gazette of India on gih June, 1999 , the Union 


Territories which do not have a Legislative Assembly have been excluded from 


[ 417 II - Uus 3 (iii ) ] 


Hai 15172, . : .FCRCUTI 


1 


the purview of the definition of " State " for the purposes of the recognition of 


political parties as State parties under the Symbols Order ; and 
3. WHEREAS, a copy of the said amendment order of 1999 was circulated 
and the implications of the said amendment order were explained to the Shivsena, 
and thus the party was put on notice in regard to the effect of the said amendment 


order , vide the Commission s letter No.56 /99 /JS -III, dated 8th June, 1999 ; and 


4 . 


WHEREAS, by a saving provision in the said amendment order of 1999, in 


Clause (3) thereof, the recognition granted to a party in any such Union Territory 


prior to the said amendment order, was to continue only up to and till the 


completion of the general election to the 13th Lok Sabha ; and 


5 . 


WHEREAS, the general election to the 13th Lok Sabha has been completed 


in October, 1999; and 


6 . 


WHEREAS , by virtue of the said amendment order of 1999, the said party . 


cannot be recognised as a State party in the Union Territory of Dadra and Nagar 


Haveli, after the said general election to the 13th Lok Sabha; and 


7. 


WHEREAS, the said party again was duly informed by the Commission 


vide its notice No. 56 /Review /SHS /2000/ JS - III, dated 26th May , 2000 that the 


party shall no longer be treated as a State party in the Union Territory of Dadra & 


Nagar Haveli in view of the amended provisions of the Symbols Order ; 
8. NOW , THEREFORE, the Shivsena shall no longer be treated as a 


recognised State party in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, for the 


purposes of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order , 1968. The 


party shall, however , be entitled to the facility of using the symbol " Bow & 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 11 - SEC 3( iii)] 


Arrow " , reserved for it in the State of Maharashtra , for the purposes of the 


Parliamentary elections in the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli, subject 


to the provisions of para 10 of the said Symbols Order , 1968 . 


No. 56 /Review /SHS/ 2000 / JS -11) 


By Order, 
K . J. RAO , Secy. 


- 


- - 


- - - 


. . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


Printed by the Manager, Govt of Indiu Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delv - 110034 , 


